रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


ta 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 15 , 2014 / अग्रहायण 24 , 1936 
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15 , 2014 / AGRAHAYANA 24 , 1936 


सं. 672 ] 
No. 672] 


पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन स्कंध ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 दिसम्बर , 2014 
सा . का. नि . 895 ( अ ). — महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा 6 के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ग में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय पत्तन स्कंध की 
अधिसूचना सं. सा . का. नि . 354 ( अ ) दिनांक 10 - 05 - 2013 और सा. का . नि . 118 ( अ ) दिनांक 05 - 06 - 2013 , सा . का .नि. 299 ( अ ) दिनांक 
10- 05- 2013, सा. का.नि . 118( अ) दिनांक 25 - 02 -2014 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका में क्रम संख्या 1 -4 
में दिए गए व्यक्तियों को नियुक्त करती है जो 31 - 03 - 2015 तक भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से व उ. चिदम्बनार 
पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी होंगे : 

तालिका 
1. श्री एस. आर सरवनापेरूमल 

एमपीटी अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( 1 ) ( ग ) ( i ) ( 7 ) 
97 जी / 10 बी , टीचर कलोनी 

के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि 
सेकिंड ईस्ट स्ट्रीट , थूथूकुदी- 628008 
2. श्री एस . सुरेन्द्रन 

एमपीटी अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( 1 ) ( ग ) (i ) ( 7 ) 
6 , भरथीयार रोड 

के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि 
जयहिन्दपुरम मेन 

मदुरई - 625 001 
3. श्री एस. आर श्रीनिवासन कानन 

एमपीटी अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( 1 ) ( ग ) ( i ) ( 7 ) 
विवेक लेबोरेट्रीज 

के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि 
1159, ( ओल्ड नं. 253 , के -11 ) 
के . पी . रोड 

नगरकोइल - 629003 
4. श्री सुबा. नागाराजन 

एमपीटी अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( 1 ) ( ग ) (i ) ( 7 ) 
कूरीयूर अचुथान वयाल पोस्ट 

के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि 
रामानाथपुरम - 623502 

[ फा . सं. एलबी - 11013/ 17/2012 - एल ] 


एन. मुरुगानन्दम , संयुक्त सचिव 


4939 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (i)] 


MINISTRY OF SHIPPING 


( Ports Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th December , 2014 


G . S .R . 895 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section ( 1 ) read with sub -section (6 ) of 
Section 3 of theMajor Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963) and in supersession of the Notifications of theGovernment of India 
in theMinistry of Shipping ( Ports Wing) No. G .S .R . 354 (E ) dated 05 .06 .2013, No. G . S. R . 299 ( E ) dated 10 .05 .2013 and No. G .S . R . 
118 ( E ) dated 25 .02 .2014 , the CentralGovernment hereby appoints the persons mentioned aqainst serial number 1 - 4 in the 
table below , to be trustees on the Board of Trustees of V . O . Chidambaranar Port Trust from the date of publication of this 
Notification in the Gazette of India up to 31.03 .2015 : 


TABLE 


1. 


Representing Other Interest as 
envisaged under Section 
3 ( 1) (c )(i) (7 ) of the MPT Act, 1963 


Representing Other Interest as 
envisaged under Section 
3 ( 1) (c )(i) (7 ) of the MPT Act, 1963 


Shri S . R . Saravanaperumal 
97 G / 10 B , Teachers Colony 
2nd East Street 
Thuthukudi - 628 008 
Shri S . Surendran 
6 , Bharathiyar Road 
Jaihindpuram Main 
Madurai - 625 011 
Dr. S . R . Srinivasa Kannan 
Vivek Laboratories 
1159, (Old No . 253 , K - 11 ) 
K . P . Road 
Nagercoil -629003 
Shri Suba. Nagarajan 
Kuriyur Achuthan Vayal Post 
Ramanathapuram - 623 502 


Representing Other Interest as 
envisaged under Section 
3 ( 1 ) (c ) (i) (7 ) of the MPT Act, 1963 


Representing Other Interest as 
envisaged under Section 
3 ( 1 ) (c) (i) (7 ) of the MPT Act , 1963 


[ F . No. LB - 11013/ 17 /2012 - L ] 


N .MURUGANANDAM , Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


